रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004 /99 


RAE. : . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 


751 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 14 , 2013 / माघ 25 , 1934 
No. 75 ] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2013/MAGHA 25 , 1934 

गृह मंत्रालय 
( स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 फरवरी , 2013 
सा . का .नि . 82( अ ). --राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्व विभाग , 
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ( सहायक ) भर्ती नियम, 2001 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है 
या करने का लोप किया गया है , गृह मंत्रालय के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ( सहायक ) भर्ती नियम, 2013 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. --उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड 
और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु -सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं और उनसे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है ; या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है ; 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति . -- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


590 GI/ 2013 


वर्गीकरण 


पदकानाम।पदोंकी 

संख्या 


वेतनबैंडऔर ग्रेडवेतनया वेतनमान 


अनुसूची चयन|सीधेभर्तीकिएजानेवाले अथवाव्यक्तियोंकेलिए 

आयु-सीमा 


अचयन 


पद 


सीधेभर्तीकिएजाने।सीधेभर्तीकिएजाने। वालेव्यक्तियोंकेलिएवालेव्यक्तियोंके अपेक्षितशैक्षिकऔरलिएविहितआयुऔर अन्यअर्हताएंशैक्षिकअर्हताएं 

प्रोन्नतव्यक्तियोंकी दशामेंलागूहोंगीया 

नहीं। 


सहायक 


चयन 


30वर्षसेअधिकनहीं। 


किसीमान्यताप्राप्तलागूनहींहोता। विश्वविद्यालयसेबैचलर 
डिग्री 
। 


26* 

साधारणकेन्द्रीयवेतनबैंड-2 (2013)सेवा,समूह ख ,9300-34800/-पद। *कार्यभारकेअराजपत्रित,रू0औरग्रेड आधारपरअनुसचिवीय।वेतन,4200/ परिवर्तन 

रू० कियाजा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(केन्द्रीयसरकारद्वारा 


समय-समयपरजारीकिए 


गएअनुदेशोंयाआदेशोंके 


अनुसारसरकारीसेवकोंके 


सकताहै। 


लिएपाँचवर्षतकशिथिल 


कीजासकतीहै)। 


[ PART II --- SEC . 3( 0 ] 


[ भाग II-- - खण्ड 3 (1) ] 


टिप्पण:आयु-सीमा अवधारितकरनेकेलिए निर्णायकतारीखभारतमें अभ्यर्थियोंसेआवेदनप्राप्त करनेकेलिएनियतकी गईअंतिमतारीखहोगी(न किवहअंतिमतारीखजो असम,मेघालय,अरूणाचल 
प्रदेश 
, 
मिजोरम 
, 
मणिपुर 
, नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम, जम्मू-कश्मीरराज्यके लद्ददाखखंड,हिमाचल प्रदेशकेलाहौलऔर स्पीतिजिलेतथाचम्बा जिलेकेपांगीउपखंड, 
संघ 
राज्य 
क्षेत्र 
अंदमान औरनिकोबारद्वीपया लक्षद्वीपकेअभ्यर्थियोंके लिएविहितकीगईहै)। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


PAR 


-...H 


o 


.. 


. 


. 


परिवीक्षाकीअवधि,यदिकोईहोभर्तीकीपद्धति:भर्तीसीधेहोगीयाप्रोन्नतिद्वारायाप्रोन्नतियाप्रतिनियुक्तियाआमेलनद्वाराभर्तीकीदशामेंवे 

प्रतिनियुक्तियाआमेलनद्वारातथाविभिन्नपद्धतियोंद्वाराभरीश्रेणियाँजिनसेप्रोन्नतियाप्रतिनियुक्तियाआमेलनकिया जानेवालीरिक्तियोंकीप्रतिशतता 

जाएगा। 9 


10 


दोवर्ष। 


|पंद्रहप्रतिशतप्रोन्नतिद्वारा,जिसकेनहोसकनेपरप्रोन्नति:वेतनबैंड-1,5200-20200/-रू0और 
ग्रेडवेतन| 


प्रतिनियुक्तिद्वारा,दोनोंकेनहोसकनेपरसीधीभर्तीद्वारा;2400/-रू0केवेतनमानमेंऐसेउच्चश्रेणीलिपिकजिन्होंने 


साठप्रतिशतसीधीभर्तीद्वारा; 

दसवर्षनियमितसेवाकीहै। पच्चीसप्रतिशतप्रतिनियुक्तियाआमेलनद्वारा,जिसकेनहो 

टिप्पण-1:जहाँऐसेकनिष्ठव्यक्तियोंकेसंबंधमें,जिन्होंनेअपनी 

अर्हकयापात्रतासेवापूरीकरलीहै,प्रोन्नतिकेलिएविचारकिया सकनेपरसीधीभर्तीद्वारा। 

जा 
रहा 
हो 
वहाँ 
उनसे 
ज्येष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
भी 
विचार 
किया 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


जाएगापरन्तुयहतबजबकिउनकेद्वाराकीगईऐसीअर्हकया 


पात्रतासेवा,अपेक्षितअर्हकयापात्रतासेवाकेआधेसेअधिकसेया 


दोवर्षसे,इनमेंसेजोभीकमहो,कमनहोऔरउन्होंनेअपनेऐसे 


कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
सहित 
, 
जिन्होंने 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पहले 
ही 


--.---......... 


पूरीकरलीहै,अगलीउच्चतरश्रेणीमेंप्रोन्नतिकेलिएअपनी 


....... 


.... 


परिवीक्षा 
की 
अवधि 
सफलतापूर्वक 
पूरी 
कर 
ली 
हो 
। 


-rrr.. 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


---.. 


-.--- 


टिप्पण-2:प्रोन्नतिकेलिएन्यूनतमअर्हकसेवाकीसंगणनाकरनेके 


- . 


- 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


59060 |13 - 2 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


प्रयोजनकेलिएकिसीअधिकारीद्वारा1जनवरी,2006सेपहलेया 


उसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशपर 


- 


आधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,नियमित 


आधारपरकीगईसेवा,वेतनआयोगकीसिफारिशोंकेआधारपर 


विस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझी 


जाएगी। 


प्रतिनियुक्तियाआमेलन:केन्द्रीयसरकारकेऐसेअधिकारी: 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(क)(i)जोनियमितआधारपरसदृशपदधारणकिएहुएहैं: 


" 


- - . 


. 


या 


. .. . 


. . ... 


(ii)जिन्होंनेवेतनबैंड-1,(5200-20200/-रू0)औरग्रेड 


. . 


वेतन2800/-रू0मेंछहवर्षनियमितसेवाकीहैऔर 


जिनकेपासस्थापनायालेखामामलोंकेकार्यकादोवर्ष 


+ 


- 


- 


-i 


n 


काअनुभवहै; 


(iii)वेतनबैंड-1,(5200-20200/-रू0)औरग्रेडवेतन 


mar 


. 


. . 


. 


. . 


2400/-रू0केवेतनमानमेंऐसेउच्चश्रेणीलिपिकजिन्होंने 


ना 


.. 


- 


- 


. 


।। 


दसवर्षकीनियमितसेवाकीहैऔरजिनकेपासस्थापनाया|| 





लेखामामलोंकेकार्यकातीनवर्षकाअनुभवहै; 


Nimton 


(ख)जिनकेपासकिसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसेबैचलरकी 


- 


- - 


- 


- . . . 


- . . 


"||Pil 


डिग्री 
है 
। 


nIn" 


टिप्पण1.:पोषकप्रवर्गकेऐसेविभागीयअधिकारीजोप्रोन्नतिकी 


सीधीपंक्तिमेंहैंप्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलिएविचारकरनेके 


HIMAMRIEHIAt 

I 


पात्रनहींहोंगे।इसीप्रकारप्रतिनियुक्तव्यक्तिप्रोन्नतिद्वारानियुक्ति केलिएविचारकिएजानेकेपात्रनहींहोंगे।। टिप्पण2.:प्रतिनियुक्तिकीअवधिजिसकेअंतर्गतकेन्द्रीयसरकारके 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


-HIMATINE|| 


उसीयाकिसीअन्यसंगठनयाविभागमेंइसनियुक्तिसेठीक 


पहलेधारितकिसीअन्यकाडरबाह्यपदपरप्रतिनियुक्तिकीअवधिहै 


साधारणतःतीनवर्षसेअधिकनहींहोगी।प्रतिनियुक्तिद्वारानियुक्ति 


केलिएअधिकतमआयुसीमाआवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतारीख कोछप्पनवर्षसेअधिकनहींहोगी। 


[ PART II -- SEC . 3(1)] 


- 


.- . - 


-. - . - 


[ भाग II — खण्ड 3(6)] 


- 


- 


टिप्पण3.:प्रतिनियुक्तिकेआधारपरनियुक्तिकेप्रयोजनकेलिए 


- - ... - - . 


- - 


किसीअधिकारीद्वारा01जनवरी,2006सेपहले(उसतारीखसे 


- - - - - - . 


- 


. - 


जिससे 
छठे 
केन्द्रीय 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
पुनरीक्षित 


. - - . 


वेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
है 
) 
, 
नियमित 
आधार 
पर 
की 
गई 


-. - .- .- . . 


- - 


सेवा 
को 
, 
सिवाय 
उस 
दशा 
के 
जहाँ 
एक 
से 
अधिक 
पूर्व 
पुनरीक्षित 
वेतन 


- 


कासाधारणग्रेडवेतनयावेतनमानसहितएकश्रेणीमेंविलयहोगया 


-- 


है 
और 
वहाँ 
यह 
लाभ 
केवल 
उस 
पद 
( 
उन 
पदों 
) 
पर 
विस्तारित 
होगा 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जिसके 
लिए 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
बिना 
किसी 
उन्नयन 
का 
साधारण 


- 


- 


प्रतिस्थापनग्रेडहै,वेतनआयोगकीसिफारिशोंकेआधारपर 


- . . 


- un - 


Li 


- 


- 


- 


विस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
पर 
की 
गई 
सेवा 
समझी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जाएगी। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


n 


. 


- 


- NAM -mori 


यदिविभागीयप्रोन्नतिसमितिहैतोउसकीसंरचना 


भर्तीकरनेमेंकिनपरिस्थितियोंमेंसंघलोकसेवाआयोग।। 

सेपरामर्शकियाजाएगा! 


12 


13 


समूह ख विभागीयप्रोन्नतिसमिति(पुष्टिकेसंबंधमेंविचारकरनेकेलिए)जोनिम्नलिखितसेमिलकरआमेलनकेआधारपरनियुक्तिकेलिएकिसीअधिकारी 


बनेगी: 


कीनियुक्तिकरनेकेलिएविचारकरतेसमयसंघलोक 


(1)उपमहानिदेशक,स्वापकनियंत्रणब्यूरो 


- 


अध्यक्ष 


सेवाआयोगसेपरामर्शकरनाआवश्यकहै। 


(2)उपनिदेशक(प्रशा.),स्वापकनियंत्रणब्यूरो- 


सदस्य 


(3)उपसचिवयानिदेशक,गृहमंत्रालय 


सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[फा.सं.I-12014/14/2010-एनसीबी] 

बीनाप्रसाद,संयुक्तसचिव 


[ PART II---- SEC. 3 ( ]] 


[ 471 11 — - GUS 30 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

(Narcotics Control Bureau ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th February , 2013 


GS.R . 82 (E ). - In exercise ofthe powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution 
and in supersession of the Departmentof Revenue , Narcotics Control Bureau (Assistant) Recruitment Rules, 
2001 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the President hereby 
makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant in the Narcotics 
Control Bureau , in the Ministry of HomeAffairs ,namely : 


1. Short title and commencement.— ( 1) These rulesmay be called theMinistry of Home Affairs , 
Narcotics Control Bureau ( Assistant) Recruitment Rules, 2013 . 


(2) They shall comeinto force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 .Number of post , classification and pay band and grade pay or pay scale. . . The number of 
the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as 
specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules . 


3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. Themethod of recruitment 
to the said post, age limit , qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 
to 13 of the aforesaid Schedule . 


4 . Disqualification . No person . - 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 


(b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said posts : 


Provided that the Central Governmentmay, if satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds 
for so doing , exempt any person from the operation of this rule . 

ule . 


5 . Power to relax . — Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient 
to do so , it may, by order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public 
Service Commission , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of 
persons. 


6 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other 
concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex -servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from 
time to time in this regard . 


590 GIli 3 - 3 


Nameof thepost. 


Number ofposts. 


ClassificationPayBand 

andGrade PayorPay scale. 


Whether selection postor non selection 


Agelimitfordirect 

recruits 


Educational andother qualification requiredfor direct recruits. 


Whether ageand educational qualification prescribed fordirect recruitswill applyinthe caseof promotees. 


post, 


3 


5 


6 


Notexceeding30years, 


Notapplicable 


Selection 

post. 


ASSISTANT|26*(2013)|Government PayBand-2 

CentralService, Group B ,Non-|Rs.9300 Gazetted, 

34800/-and MinisterialGradePay 

Rs.4200/ 


Bachelor s Degreefroma recognized University 


(RelaxableforGovernment servantsuptofiveyears in accordancewiththe instructionsorordersissued bytheCentralGovernment). 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


*Subjectto variation dependent on workload. 


NOTE:Thecrucialdatefor determiningtheagelimitshall betheclosingdateforreceipt ofapplicationsfrom candidatesinIndia(andnot theclosingdateprescribedfor thoseinAssam,Meghalaya, ArunachalPradesh,Mizoram, Manipur,Nagaland,Tripura, Sikkim,LadakhDivisionof JammuandKashmirState, LahulandSpitiDistrictand PangiSubDivisionofChamba DistrictofHimachalPradesh, UnionTerritoryofAndaman andNicobarIslandsand Lakshadweep. 


(PART II — SEC. 3(1)] 


any 


590 G5113 - 4 


IncaseofrecruitmentbyPromotionorAbsorptionorifaDepartmental|CircumstancesinwhichUnion |deputation,gradesfromwhichpromotionordeputationPromotionCommittee|PublicServiceCommissionto tobemade. 

existswhatisitsbeconsultedinmaking Composition. 

recruitment. 


( 1 — 


PeriodofMethodof probationif|Recruitment 

whetherby Direct Recruitmentor byPromotion orby Deputationor Absorptionand percentageof thevacancies tobefilledby various methods. 

(10) 


3 (1) ] 


(12) 


(13 


Twoyears 


Promotion: 

UpperDivisionClerkwithtenyears regular serviceinpayband-I,inthepayscaleofRs. 5200-20,200/-andgradepayofRs.2400/-. 


Group B Departmental PromotionCommittee 
(forconsidering confirmation) consistingof: 


ConsultationwithUnionPublic 
ServiceCommissionnecessary whenanofficerisinthefieldofIl 
considerationforthe 
appointmentonabsorption 
basis. 


Fifteenpercent |bypromotion failingwhichby deputation, failingbothby direct recruitment; Sixtypercentby direct recruitment; Twentyfive percentby deputationor absorption, failingwhich bydirect recruitment 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1)DeputyDirector General,Narcotics ControlBureau-- 


Note:1-Wherejuniorswhohavecompletedtheir 

qualifyingoreligibilityservicearebeingconsidered forpromotion,theirseniorsshallalsobeconsidered providedtheyarenotshortofrequisitequalifyingor twoyears,whicheverislessandhavesuccessfully completedtheirprobationperiodforpromotionto thenexthighergradealongwiththeirjuniorwho havealreadycompletedsuchqualifyingoreligibility service. 


Chairman 


2)DeputyDirector, (Administration), NarcoticsControl Bureau 

--Member 


Note:2.Forthepurposeofcomputingminimum 

qualifyingserviceforpromotion,theservice renderedonaregularbasisbyanofficerpriorto 1stJanuary,2006orthedatefromwhichthe revisedpaystructurebasedontheSixthCentral PayCommissionRecommendationshasbeen 

extended,shallbedeemedtobeservicerendered .inthecorrespondingGradePayorPayScale 

extendedbasedontherecommendationsofthe PayCommission. 


3)DeputySecretaryor |Director,Ministryof HomeAffairs 

-Member, 


: 


1 


. 


DeputationorAbsorption:OfficersoftheCentrs 

Government: 


a)i.holdinganalogouspostson regularbasis; 


u.havingsixyears regularserviceinpayband-1, (Rs.5200-20,200/-)andgradepayofRs.2800/-and twoyearsexperienceofdealingwithestablishmentor accountsmatters; 

or ul.havingtenyears regularserviceasUpperDivision Clerkinthepayband-(Rs.5200-20,200/-)and gradepayofRs.2400/-andthreeyears experienceof dealingwithestablishmentoraccountsmatters.;and 


(b)possessingBachelor sDegreefrom 

University. 


arecognized 


NoteI.-TheDepartmentalOfficersinthefeedercategory 

whoareindirectlineofpromotionshallnotbe eligibleforconsiderationforappointmenton deputation.Similarly,deputationistsshallnotbe eligibleforconsiderationforappointmentby promotion. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Note2.-Periodofdeputationincludingperiodof 

deputationinanotherex-cadrepostheld immediatelyprecedingthisappointmentinthesame orsomeotherorganization/Departmentofthe CentralGovernmentshallordinarilynotexceed threeyears.Themaximumagelimitfor appointmentbydeputationshallbenotexceeding fiftysixyearsasontheclosingdateofreceiptof applications. 


*** 


Note:3.-Forthepurposeofappointmentondeputation 

basis,theservicerenderedonaregularbasisbyan officerpriorto1stJanuary,2006(Thedatefrom whichtherevisedPaystructurebasedontheSixth CentralPayCommissionRecommendationhasbeen extended)shallbedeemedtobeservicerenderedin thecorrespondingGradePayorPayScaleextended basedontherecommendationsofthePay 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


Commissionexceptwheretherehasbeenmergerof morethanonepre-revisedscaleofpayintoone GradewithacommonGradePayorPayScale,and wherethisbenefitwillextendonlyforthepost(s)for whichthatGradePayorPayScaleisthenormal replacementGradewithoutanyupgradation. 


( MB248 3 (1)] 


ma 


[F.No.1-12014/14/2010-NCB] 

BINA 
PRASAD 
, 
Jt 
. 
Secy 
. 
| 
| 


and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi-110064 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


